निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


MARA 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 माघ 1941 ( श ) 
( सं o पटना 91 ) पटना , 

पटना , सोमवार , 3 फरवरी 2020 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 

विद्यापति मार्ग, पटना-800001 


अधिसूचना 

16 नवम्बर 2019 
सं ० 1570 -- पटना जिलान्तर्गत श्री साईं शिव कृपा मंदिर, कंकड़बाग, लोहियानगर , जिला - पटना पर्षद के 
अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0-3542 है । 

उक्त मन्दिर के पूजा - पाठ, भोग - राग तथा सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु जून , 2010 में तीन वर्ष के लिए एक 
न्यास समिति का गठन किया गया था । वर्ष 2010 में गठित समिति का कार्यकाल संतोषजनक पाते हुए पर्षद के 
आदेश दिनांक 22/06/2013 द्वारा कार्यरत कमिटी का कार्य विस्तार 05 वर्षों के लिए किया गया था । इसी बीच 
कार्यरत कमिटी के दो सदस्य श्री देवी दयाल ( सचिव) एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद ( कोषाध्यक्ष ) के विरूद्ध अनियमितता की 
शिकायत प्राप्त हुई जिस पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी और स्पष्टीकरण पर विचारोपरान्त उक्त दोनों सदस्यों 
को पर्षद के आदेश दिनांक 30/08/2016 द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया तथा दो अन्य सदस्य विघनेश्वर 
प्रसाद एवं सहदेव सिंह न्यास समिति की बैठक में लगातार अनुपस्थित हो रहे थे। समिति की रिपोर्ट पर उक्त दोनों 
सदस्यों को भी पदमुक्त कर दिया गया । 

उक्त चारों लोगों के स्थान पर श्री शत्रुध्न सिंह को सचिव, श्री विजय कुमार सिन्हा को कोषाध्यक्ष एवं डॉ 0 
विश्वेन्द्र कुमार सिन्हा तथा श्री राम नारायण राव को पदमुक्त सदस्यों के स्थान पर नामित करते हुए तीन नये 
सदस्यों डॉ 0 विकास कुमार, श्री जगदीश चौधरी तथा श्री ई0 एस 0 एम 0 एस0 सहाय को मिलाकर कूल 11 सदस्यों 
की न्यास समिति को शेष अवधि के लिए दिनांक 30/08/2016 गठित की गयी । 

समिति का 
कार्यकाल जून , 2018 में समाप्त हो गया । 

कार्यरत न्यास समिति द्वारा भी नयी न्यास समिति गठन किए जाने के संबंध में 11 नामों की सूची 
दिनांक 07/11/2018 को भेजी गयी जो पर्षद को दिनांक 27/11/2018 को प्राप्त हुई । 

उप विकास आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 03/12/2018 द्वारा अंचलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित 11 नामों की 
सूची पर्षद को दिनांक 04/12/2018 को प्राप्त कराया गया । 

जिला पदाधिकारी ने अपने पत्रांक -908, दिनांक 24/01/2019 द्वारा न्यास समिति के पुर्नःगठन एवं 
अवधि विस्तार हेतु समिति के पत्र को संलग्न करते हुए भेजा, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मा 0 न्यायमूर्ति रामनन्द 
प्रसाद ( अ0 प्रा 0) को अध्यक्ष एवं श्री शिव कुमार शर्मा ( से0 नि ०) उप सचिव, बिहार विधान परिषद , के नाम को 
संलग्न करते हुए शेष कार्यरत न्यास समिति के सदस्यों की न्यास समिति गठित किए जाने हेतु प्रार्थना की । 


उक्त 


न्यास 


2 


बिहार गजट ( 

( असाधारण ) 


3 फरवरी 2020 


. 


उक्त सभी सूची से प्राप्त नामों का चरित्र सत्यापण संबंधित पत्र जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस 
अधीक्षक, एवं थाना से कराने हेतु पर्षद द्वारा विभिन्न पत्रों, स्मार पत्रों द्वारा भेजकर रिपोर्ट की मांग की गयी । इसी 
बीच दिनांक- 20/09/2019 को कंकड़बाग में ही श्री शशिधर झा के आवास पर एक आम सभा की गयी जिसमें 
56-57 लोगों की उपस्थिति दिखलाते हुए बैठक करते हुए 11 नामों की सूची भेजी गयी । उक्त सूचि में भी नामित 
व्यक्तियों का चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाना को पत्र निर्गत किया गया तथा एक नाम का प्रस्ताव मा 0 सांसद के 
पत्र दिनांक- 28/10/2019 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार , सेवानिवृत्त अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक को कोषाध्यक्ष हेतु 
भेजा गया तथा एक पत्र श्री बिरेन्द्र प्रसाद, से 0 नि 0 बिहार प्रशासनिक सेवा द्वारा दिनांक- 04/10/2019 को 
बायोडाटा के साथ प्राप्त हुआ । उक्त नामों का सत्यापन भी संबंधित थाना को भेजकर रिपोर्ट की मांग की गयी । 

इस प्रकार कूल 35 नामों की सूची प्राप्त हुई । उक्त 35 नामों में से 08 लोगों का चरित्र सत्यापण प्रतिवेदन 
स्मार पत्र भेजने के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है तथा एक प्रस्तावित सदस्य प्रो 0 सतेन्द्र सिंह की मृत्यु की सूचना 
पर्षद को प्राप्त हुई । अतः पर्षद के पास विचार हेतु कूल 26 प्रस्तावित नाम शेष है, जिसपर पर्षद को विचार करना 


है । 


- 


कार्यरत न्यास समिति के उपाध्यक्ष कैप्टन सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा मा 0 उच्च न्यायालय में दाखिल सी 0 डब्लु 
जे 0 सी 0 संख्या -12897 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 12/09/2019 की प्रति अपने आवेदन पत्र 
दिनांक 16 / 09 / .2019 के साथ संलग्न किया । 

मा ० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में पर्षद को निर्देश दिया कि आवेदक द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 60 
दिनों के अन्दर श्री साई शिव कृपा मन्दिर की न्यास समिति का गठन की कार्रवाई पूर्ण की जाए । 

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तावित नाम मा ० न्यायमूर्ति ( अ0 प्रा ०) श्री रामनन्दन प्रसाद से सम्पर्क 
किया गया । उन्होंने समिति के अध्यक्ष हेतु अपनी अनिच्छा व्यक्ति की है । जैसा कि न्यास समिति का गठन एक 
धार्मिक संस्था के सुचारू रूप से पूजा - पाठ राग - भोग तथा धार्मिक कार्यों को किए जाने हेतु किया जाना है । 

यद्यपि थानाध्यक्षों द्वारा शेष 26 प्रस्तावित नामों के विरूद्ध किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य में संलग्न 
नहीं होने की बात कही गयी है । अत : पर्षद द्वारा सभी तथ्यों पर विचारोपरान्त प्राप्त प्रस्तावित सदस्यों में से 
अधिकतम 11 सदस्यों की ही न्यास समिति का गठन किया जा सकता है । 

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा -32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार 
जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0–43 (द ) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते 
हुए " श्री साईं शिव कृपा मंदिर, कंकड़बाग, लोहियानगर, जिला - पटना " के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा 
सम्यक विकास के लिए नीचेलिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित 
की जाती है । 

योजना 
1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम " श्री साईं शिव कृपा मंदिर न्यास योजना, 
कंकड़बाग , लोहियानगर, जिला- पटना " होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति 
का नाम " श्री साईं शिव कृपा मंदिर न्यास समिति , कंकड़बाग, लोहियानगर, जिला- पटना " जिसमें न्यास की 

समग्र चल - अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा । 
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं 

आचारों के अनुकूल पूजा - पाठ एवं साधु - सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा । 
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा 

सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा । 
4. न्यास की आय –व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा । 
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप - विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय -व्यय 

की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत , पर्षद शुल्क आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी । 
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में 

एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी । 
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझी जाये, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में 

प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी । 
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित / हस्तांरित भूमि " यदि कोई हो तो ", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक 

कार्रवाई करेगी । 
9. इस योजना में परिवर्तन , परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित 


। 


होगा । 


10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के 

प्रतिकुल कार्य करेंगे , तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी । 
11. न्यास समिति के किसी सदस्य की आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप – पात्रित होंगे, तो 
उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी । 

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की 
जाती है: 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 


3 फरवरी 2020 


3 


- 


- 


(1) मा 0 न्यायमूर्ति श्री राधामोहन प्रसाद ( अ 0 प्रा 0) 

अध्यक्ष 
पता - एम 0 पी 0 सिन्हा रोड, कदमकुआं, पटना-3. 
( 2) श्री विजय कुमार सिन्हा 

उपाध्यक्ष 
सा0-102, हरदेव विहार अपार्टमेंट , मूलचन्द पथ, था o- पत्रकारनगर, पटना । 
(3 ) श्री शत्रुधन सिंह 

सचिव 
पता - भूतनाथ रोड, था0- अगमकुआं, पटना । 
( 4) श्री राजेन्द्र कुमार ( अ 0 प्रा ० अधिकारी) भारतीय रिजर्व बैंक 

कोषाध्यक्ष 
पता – रेन्टल फ्लैट -407 , लोहियानगर, था ० – कंकड़बाग , पटना । 
( 5) श्री बीरेन्द्र प्रसाद ( से0 नि ०) बिहार प्रशासनिक सेवा 

सदस्य 
पता- कंकड़बाग कॉलोनी, रेन्टल फ्लैट -405, था o- कंकड़बाग , पटना । 
( 6) श्री शिव 

कुमार शर्मा 

सदस्य 
पता - रेन्टल फ्लैट -399, था 0 - कंकड़बाग , पटना । 
( 7) श्री रतन कुमार सिन्हा 

सदस्य 
पता - अशोक नगर, रोड नं0-11, कंकड़बाग , पटना । 
( 8) डॉ 0 श्रीमती चंचला कुमारी 

सदस्य 
पता- माकन नं0-148, अभियंता नगर, आशियाना रोड, था o- राजीव नगर, पटना । 
( 9) डॉ 0 विकास कुमार 

सदस्य 
पता - चांदमारी रोड, आजाद पथ-04, था 0 - कंकड़बाग , पटना । 
( 10 ) श्री रवि शंकर सिंह 

सदस्य 
पता - बी0-56 , था 0 -कंकड़बाग, पटना । 
(11) श्री शशिधर झा 

सदस्य 
पता - मालती मार्केट , कंकड़बाग, पटना । 

उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल पर्षदीय आदेश की तिथि से 05 वर्षों का होगा । 
समिति / पदाधिकारी / सदस्य न्यास की कोई भी 

सम्पत्ति / भूमि 

का हस्तान्तरण / 
बदलैन / विक्रय / पट्टा/ लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का 
अधिकार नहीं होगा । अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा । न्यास समिति के विरूद्ध विधि – सम्मत 
कार्रवाई की जा सकती है । 

आदेश से . 
अखिलेश कुमार 

जैन, 
अध्यक्ष । 


नोट: - न्यास 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 91-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


